निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 कार्तिक 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 880 ) पटना , बुधवार , 11 नवम्बर 2020 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


आदेश 

8 सितम्बर 2020 
सं ० 1136- श्री रामजानकी मंदिर, मीठापुर चौराहा, जिला- पटना पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक 
धार्मिक न्यास है , जिसकी निबंधन सं0-4355 / 14 है । 

इस न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक -1174, दिनांक 
08.07.2015 द्वारा एक न्यास समिति का गठन अगले पांच वर्षों के लिए किया गया था । उक्त न्यास समिति का पांच 
वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया है । न्यास हित में सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुप्रबंधन हेतु कार्यरत न्यास समिति के 
कार्यकाल विस्तार की आवश्यकता है । 

अतः उपरोक्त परिस्थिति में कार्यरत न्यास समिति के कार्यकाल को पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक -1665, 
दिनांक 02.03.2015 में वर्णित नियमों / शर्तों के अधीन 02 ( दो) वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है । 

आदेश से , 
अखिलेश 

कुमार 

जैन , 
अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 880-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


